इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है.. 


. 


स 


सत्यमेव जया 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 - अग्रहायण 22, शक 1938 


क्रमांक 518 ] 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016 


क्र . बी - 8 - 5 - 2016 - चौदह - 2. - मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय द्वारा राजपत्र ( असाधारण ) 
क्रमांक 189, दिनांक 23 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत वर्ष 2016 - 17 मौसम खरीफ एवं रबी हेतु अधिसूचना जारी 
की गई थी . जारी अधिसूचना के बिन्दु क्र . 3 में आंशिक संशोधन करते हुए रबी 2016 - 17 मौसम की फसलों की प्रति हैक्टेयर बीमित 
राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक निर्धारित अल्पावधि ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेंस) के समान 


होगी. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी . एस . धुर्वे, उपसचिव . 


1035 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016. 


